निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 761) पटना , मंगलवार , 29 अगस्त 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 
( शुद्धि - पत्र ) 

25 अगस्त 2017 
सं० 21 / त . क . च. आ .-01 / 2015 / 10910 / सा . प्र.. — बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग , पटना के 
अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 10590 दिनांक 18.08. 2017 में " डा . अजय कुमार 
चौधरी " के स्थान पर " श्री अजय कुमार चौधरी " पढ़ा जाय । 
उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कन्हैश लाल साह, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 761 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


